निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 63) पटना , बुधवार , 20 जनवरी 2016 


गृह विभाग 


(i ) 


(ii ) 


अधिसूचना 

18 जनवरी 2016 
सं0 अ0नि0 (01) 02 / 2013 ( स्था ) 53 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा भारतीय दंड 
संहिता की धारा - 25 ( A ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार अभियोजन हस्तक , 
2003 में निम्नांकित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं : 

संशोधन 
1. बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 का नियम 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
" 5 (1 ) अभियोजन निदेशालयाध्यक्ष निदेशक, अभियोजन होंगे । 
( 2) निदेशक , अभियोजन के लिए निम्नलिखित पात्रता / मानदंड होंगे: 

बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या 
वरीय पद धारित करने वाले पदाधिकारी । 

बिहार अभियोजन सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो । 
(iii ) 

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के 
लिए आवेदन देने हेतु नियत अंतिम तिथि को आवेदन करने वाले पदाधिकारियों की 

सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष हो । 
(3) बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तीन पदाधिकारियों के 
नामों का पैनल भेजेगा । आयोग से प्राप्त तीन पदाधिकारियों के पैनल को उचित माध्यम से मुख्य न्यायाधीश, उच्च 
न्यायालय , पटना को सहमति के लिए भेजा जायेगा । सहमति प्राप्त होने के उपरान्त, चयनित पदाधिकारी की नियुक्ति 
निदेशक, अभियोजन के पद पर की जायेगी । 

( 4) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं 
पाठ्यक्रम अनुलग्नक - क के अनुरूप होगा । " 

2. बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 के नियम 6 के उप नियम (ग ) के बाद निम्नलिखित एक नया उप 
नियम( ग ग ) जोड़ा जाएगा: 

" ( ग ग ) जिला अभियोजन पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारी, जिनकी सेवावधि चयन वर्ष की 

1ली अगस्त को कम से कम 02 वर्षों की शेष हो, उनमें से तीन वरीयतम पदाधिकारियों का पैनल 


बिहार गजट ( असाधारण) , 20 जनवरी 2016 
माननीय उच्च न्यायालय , पटना के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हेतु भेजा जायेगा । पैनल में से 

चयनित पदाधिकारी को उपनिदेशक, अभियोजन के पद पर पदस्थापित किया जायेगा । " 
3. बिहार अभियोजन हस्तक , 2003 में जहाँ कहीं भी प्रयुक्त शब्द " महानिदेशक, अभियोजन " शब्द "निदेशक, 
अभियोजन " द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 

सरकार के प्रधान सचिव । 

अनुलग्नक क 
निदेशक, अभियोजन के पद हेतु आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप एवं पद्धति । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(i ) 


अभियोजन निदेशालय के शीर्ष पद निदेशक , अभियोजन के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 
भर्ती की जायेगी । परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा । 

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशक, अभियोजन के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 
पात्रता निम्नवत् होगी: 

(i ) बिहार अभियोजन सेवा के जिला अभियोजन पदाधिकारी अथवा इसके समकक्ष या वरीय पद धारित 

करनेवाले पदाधिकारी । 
( ii ) बिहार अभियोजन सेवा में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो । 
( iii ) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन की 

अंतिम तिथि को आवेदन करनेवाले पदाधिकारियों की सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष हो । 
3. परीक्षा 
( क ) परीक्षा के दो पत्र होंगे । 

प्रथम पत्र सामान्य पत्र कहलाएगा, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी , सामान्य ज्ञान ( सामयिक घटनाओं 
सहित ), सामान्य विज्ञान और विश्लेषणात्मक योग्यता( analytical ability ) के क्रमशः 
20 + 20 + 20 + 20 + 20 = कुल 100 प्रश्न होंगे । इस प्रकार , कुल 100 प्रश्नों के लिए 200 अंक निर्धारित 
होंगे । यह प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर के साथ होगा । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक 
अंक काट लिया जाएगा । 
(Negative Marking) 
दूसरा पत्र विधि पत्र कहलाएगा, जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य 
अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , दहेज उन्मूलन अधिनियम, अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आर्स एक्ट , विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम , 
मानव व्यापार विरोधी अधिनियम एवं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम ( NDPS 
Act ) से प्रश्न होंगे । यह प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ (Subjective) होगा । इस विषय का पूर्णाक 400 
अंको का होगा । 
इस परीक्षा के सामान्य प्रश्न पत्र का स्तर वही होगा , जो विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का 
होता है । परीक्षा के विधि पत्र का स्तर वही होगा, जो विधि स्नातक परीक्षा का होता है । 

। अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । साक्षात्कार हेतु कुल 200 अंक 

निर्धारित होंगे । 
( घ ) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निदेशक , अभियोजन के पद पर नियुक्ति 

के लिए आयोग अपनी अनुशंसा तीन पदाधिकारियों के पैनल के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध 
करायेगा । 

The 18th January 2016 
No. Aa. Ni. (01) 02 /2013 /EST -53 — In exercise of the powers conferred under 
proviso to Article - 309 of the Constitution of India and under section - 25 ( A ) of the Code of 
Criminal Procedure, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in 
the Bihar Prosecution Manual, 2003 with immediate effect : 

Amendments 
1. Rule -5 of the Bihar Prosecution Manual, 2003 Shall be substituted by the 
following: 

" 5 (1 ) Director , Prosecution shall be at the Head of the Directorate of 

Prosecution . 
( 2 ) The eligibility criterion for the Director , Prosecution shall be the following: 


for JGTC (HHTERUT ), 20 Jaia 


2016 


(i) District Prosecution Officer or the officer equivalent holding or superior 
post of the Bihar Prosecution service . 

( ii ) Must have an experience of minimum 10 years in the Bihar Prosecution 
Service. 

( iii ) Officers applying for the Limited Competitive Examination to be 
conducted by the Bihar Public Service Commission should have at least three years of 
service remaining on the last date fixed for submission of application . 

( 3 ) The Bihar Public Service Commission shall send a panel of three officers on the 
basis of the limited competitive examination . The panel of three officers received from the 
Commission shall be sent, through proper channel, for concurrence , to the Hon ble Chief 
Justice , Patna High Court, Patna. After the concurrence, the selected officer shall be 
appointed to the post of Director, Prosecution . 

(4 ) The nature and syllabus for the limited competitive examination to be conducted 
by the Bihar Public Service Commission shall be in conformity with annexure -“ A ”.” 

2 . The following new sub rule ( cc ) shall be added after sub rule (c ) of rule 6 

of Bihar Prosecution Manual, 2003 : 
" ( cc ) A panel of three senior most officers amongst District Prosecution Officer or 
equivalent category of the Bihar Prosecution Service , having at least two years of service 
remaining on the 1 $ August of the selection year , shall be sent for concurrence to the 
Hon ble Chief Justice , Patna High Court, Patna . The officer selected from the panel shall be 
posted to the post of Deputy Director, Prosecution .” 

3 . The words ‘Director General, Prosecution shall be substituted by the words 
“ Director, Prosecution ” , used wherever in the Bihar Prosecution Manual, 2003. 

By order of the Governor of Bihar , 

AMIR SUBHANI, 

Principal Secretary to Government. 

Annexure - A 
Pattern and Syllabus for the proposed Limited Competitive Examination to be conducted for 

the post of Director, Prosecution . 


The apex post of the Directorate of Prosecution , Director Prosecution shall be filled 
through the Limited Competitive Examination . The examination shall be conducted by the 
Bihar Public Service Commission . 

2 . The eligibility criteria of candidates applying to the Bihar Public Service 
Commission for the post of Director , Prosecution shall be as follows: 

(i) District Prosecution Officer or officer equivalent thereof or holding a 

superior post of the Bihar Prosecution Service . 
(ii) 

Must have an experience of minimum 10 years in the Bihar 

Prosecution Service . 
( iii) Officers applying for the Limited Competitive Examination 

conducted by the Bihar Public Service Commission should have at 
least three years of service remaining on the last date fixed for 

submission of application . 
3. Examination 
( A ) There shall be two papers in the examination . 
( i) The first paper shall be called the General Paper and questions shall 

be asked from Hindi, English , General Knowledge ( including Current 
Affairs), General Science and Analytical Ability containing 
20 + 20 + 20 + 20 + 20 = total 100 questions . Thus, there shall be 100 


( ii ) 


FER TOE ( 3FITETUT), 20 Ja 2016 
questions worth 200 marks . The question shall be objective and 
multiple choices. There shall be negative marking and 1 mark shall be 
deducted for each wrong answer. 
The second paper shall be called the Law Paper and questions shall be 
asked from Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure , Indian 
Evidence Act, Prevention of Corruption Act, Dowry Prevention Act, 
Scheduled Caste /Scheduled Tribe Atrocities Prevention Act, Arms 
Act, Prevention of Unlawful Activities Act, Prevention of Human 
Trafficking Act and NDPS Act. The question paper shall be 

subjective . The paper shall carry 400 full marks. 
Level of question of General Paper shall be of standard equivalent to 
entrance examination for Law Universities. Level of the Law paper shall be 
of the standard equivalent to examination for Law graduate degree . 
All candidates shall have to appear in the interview . There shall be 200 full 
marks for the interview . 
The Commission shall recommend a panel of three officers to the State 
Government for appointment to the post of Director, Prosecution on the basis 
of marks obtained in written examination and interview . 


(B ) 


(C ) 


( D ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3RITERUT ) 63 -571 + 500- stoctonton 

Website: http ://egazette.bih .nic .in 


